सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 माघ, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 41 राँची, मंगलवार , 


21 जनवरी, 2020 ( ई ० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


संकल्प 


24 दिसम्बर, 2019 


, 


गृह 


, 


, 


संख्या -5 / आरोप -1-132 /2016-27485 ( HRMS) -- श्री निर्भय कुमार , झा 0 प्र 0 से0 ( तृतीय बैच, जिला 
राँची), तत्कालीन अधिसूचित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धुरकी, गढ़वा के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग , 
झारखण्ड , राँची के पत्रांक -332 , दिनांक 21.01.2019 द्वारा प्रपत्र- क में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया 
गया , जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं 
(i) ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना सं0-3480 , दिनांक 04.07.2016 द्वारा श्री कुमार को 
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धुरकी, गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया । उक्त अधिसूचना के आलोक में श्री 
कुमार द्वारा दिनांक 03.08.2016 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सरिया , गिरिडीह का प्रभार अपने प्रतिस्थानी 
को सौंपकर एवं अधिसूचित प्रखण्ड में योगदान/ प्रभार ग्रहण न कर दिनांक 09.08.2016 को चिकित्सीय 
अवकाश आवेदन चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित विभाग को समर्पित कर विभाग से अधिसूचित प्रखण्ड में योगदान 
देने में असमर्थता व्यक्त कर अपनी सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को सौंपे जाने का प्रयास 
किया गया । 
(ii) श्री निर्भय कुमार , तदेन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सरिया , गिरिडीह के विरूद्ध विभागीय योजनाओं में 
अनियमितता की जाँच के क्रम में विभागीय जाँच पदाधिकारी से गर्वोक्तिपूर्ण लहजे में कहा गया कि 
धुरकी कौन जायेगा । मैं अभी यही रहूँगा, जो उनके स्वेच्छाचारिता एवं सरकार के आदेश की अवहेलना का 
परिचायक है । 


2 


, 


(i) श्री 


कुमार 


, 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 21 जनवरी , 2020 
उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक -2204, दिनांक 08.03.2019 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की 
माँग की गयी । इसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक -770, दिनांक 11.06.2019 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित 
किया गया । 
श्री 

कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक -5635 , दिनांक 16.07.2019 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग , 
झारखण्ड से मंतव्य की माँग की गयी । उक्त के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड , राँची के पत्रांक 
3117 , दिनांक 27.08.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया । 
श्री 

कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के मंतव्य की 
समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि 

के विरूद्ध श्री राजीव मंडल के परिवाद पत्र के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड, 
राँची के द्वारा कराये गये जाँच प्रतिवेदन में लाभुक श्रीमती चन्द्रीका देवी , पति श्री सुदामा राम को वर्ष 2013 
14 में स्वीकृत इंदिरा आवास योजना में गलत लाभुक के चयन हेतु पंचायत सेवक के साथ- साथ श्री कुमार को 
भी दोषी प्रतिवेदित किया गया है । 
( ii) ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0-3480, दिनांक 04.07.2016 के द्वारा प्रखण्ड 
विकास पदाधिकारी, धुरकी , गढ़वा के पद पर स्थानांतरण के आलोक में अपने प्रतिस्थानी को प्रभार देने के 
पश्चात् 

श्री कुमार 

चिकित्सा अवकाश पर चले गये एवं तब तक अवकाश में रहे जब तक कि उनका स्थानांतरण 
उपाध्यक्ष , राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति , झारखण्ड , राँची के आप्त सचिव के रूप में नहीं हो 
गया । इस तथ्य से आरोप सं0-2 सत्य प्रतीत होता है । 
(iii) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सरिया का प्रभार सौंपने के बाद श्री कुमार द्वारा अपनी सेवा ग्रामीण विकास 
विभाग से वापस करवाने का प्रयास किया गया । 

समीक्षोपरांत, श्री कुमार के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली , 
2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत “निन्दन ” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है । 


, 


, 


Sr No. 


Employee Name 


Decision of the Competent authority 


G.P.F. No. 


1 


2 


3 


NIRBHAY KUMAR 


-- 


श्री निर्भय कुमार , झा 0 प्र 0 से 0 ( तृतीय बैच , गृह 

जिला- राँची), 
तत्कालीन अधिसूचित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , धुरकी, गढ़वा के 
विरूद्ध “निन्दन " का दण्ड अधिरोपित किया जाता है । 


110051179478 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


खेतान , 


अशोक 

कुमार 
सरकार के संयुक्त सचिव 
जीपीएफ संख्या: BHR/ BAS / 2972 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 41 50 


-- 


